निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेद जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 777) पटना, शुक्रवार , 1 सितम्बर 2017 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

29 अगस्त 2017 
सं० मं०म० 01 / मंत्रिपरिषद् - 22 / 2011 / 858 - राज्य के जिला / अनुमंडल / प्रखंड / अंचल के पुनर्गठन के 
लिए में मंत्रियों के समूह का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं० 532 , दिनांक 07. 04. 2016 के द्वारा, 
माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था । 

2. दिनांक 27 .07. 2017 से राज्य में नयी सरकार का गठन होने के कारण , अब राज्य सरकार, एतद्द्वारा 
बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के नियम - 32 ( क )(XXi) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में जिला / अनुमंडल / प्रखंड / अंचल के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मंत्रियों के 
समूह का गठन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

मंत्रियों के समूह 
श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री 

अध्यक्ष 
( ii ) श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , माननीय मंत्री, ऊर्जा 

सदस्य 
( iii) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन 

सदस्य 
श्री नंद किशोर यादव , माननीय मंत्री, पथ निर्माण 

सदस्य 
1) श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास 

सदस्य 
i) श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार 

सदस्य 
3. उपर्युक्त कंडिका - 2 से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव, ‘मंत्रियों के समूह की बैठकों में 
उनकी सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे । 
4. मंत्रियों के समूह को सचिवालीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध करेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


बिहार 
राजेश 
मेहसचिव 
। 


सरकार के प्रधान सचिव । 


PER TOTE ( 3FITETU ), 1 hatok 2017 


The 29th August 2017 
No.- MM -01/Mantriparishad- 22 / 2011 /858 — Constitution of Group of Ministers had been 
made under the Chairmanship of the Hon ble Deputy Chief Minister for reconstitution of 
Districts /Subdivisons/ Blocks/ Circles of the State by Notification No.-532 dated 07 -04 -2016 of the 
Cabinet Secretariat Department. 

2 . Due to the Constitution of New Government from Dated 27 -07 - 2017 now the State 
Government in exercise of the powers coferred by Rule - 32 (a )(xxi) of the Rules of Executive 
Business of Bihar , 1979 (Amended from time to time) hereby reconsituted the following Group of 
Ministers for reconstitution of Districts /Sub . divisions/Blocks /Circles of the State with immediate 
effect : 

Group of Ministers 


( i) 


Sri Sushil Kumar Modi, Hon ble Deputy Chief Minister 


Chairman 


( ii) 


Sri Bijendra Prasad Yadav , Hon ble Minister , Energy 


Member 


Sri Rajeev Ranjan Alias Lalan Singh , Hon ble Minister, Water Resources 


- 


Member 


( iv ) 


Sri Nand Kishor Yadav , Hon ble Minister, Road Construction 


Member 


(v ) 


Sri Sharwan Kumar, Hon ble Minister , Rural Development 


Member 


( vi) 


Sri Ram Narayan Mandal, Hon ble Minister, Revenue and Land Reforms 


- 


Member 


3 . Principal Secretary / Secretary of the concern Departments related to the above Si No. 2 
shall remain present in the Meeting of Group of Ministers for their assistance . 

4 . Rural Development Department will provide secretarial assistance to this Group of 
Ministers . 

By order of the Governor of Bihar, 

BRIJESH MEHROTRA , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TOTE ( 3FITERUT )777 - 571 + 100 - chocoqol 

Website: http :// egazette.bih .nic . in 


